Mia 


INE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 फाल्गुन, 1940 ( श०) 
25 फरवरी, 2019 ( ई० ) 


संख्या - 156 राँची, सोमवार , 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


- - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
9 जनवरी, 2018 


संख्या - खा मा तौ स्था०-02/ 2017 - 59,-- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं 
उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार के संख्या DIPP BRAP 2019 Point No. 69 एवं 70 के अनुपालन में अनुज्ञप्ति से 
संबंधित गत तीन वर्ष का निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं रहने के कारण गत तीन वर्ष 
के उपलब्ध अनुज्ञप्तियों को माप तौल प्रभाग के वेबसाईट पर Submit /Upload का किया जा रहा है ताकि कोई 
भी उपयोगकर्ता अपने अनुज्ञप्ति को Online देख सकें । 


____ ( 2) सभी निरीक्षण प्रतिवेदन माप तौल प्रभाग के Portal के माध्यम से Upload होगें। निरीक्षणोंपरांत 
सभी निरीक्षण प्रतिवेदन 48 घंटा के भीतर Upload किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बद्रीनाथ चौबे, 


विशेष सचिव । 


- - - - - - - 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 156 -- 100 


